HOM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 717 राँची, गुरुवार , 


12 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


, 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
14 फ़रवरी , 2019 


संख्या: - 11/रिम्स ( स्था ०)-01-09/ 2018-57( 11)-स्वा०- 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले ० एवं हक ०), 
झारखण्ड, 


राँची। 


विषयः राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु प्रशासनिक सेवा के पद 

सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 


आदेश- स्वीकृत । 


महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के जनता को बेहतर चिकित्सा 
सुविधा एवं शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से विभागीय अधिसूचना सं ० 518(1 ) दिनांक 12.08.2002 


2 


सुपरस्पेशियल्टिी 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 12 सितम्बर , 2019 
द्वारा तत्कालीन राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान 
(रिम्स ), राँची को स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में मान्यता दी गयी है । इसके अन्तर्गत आकस्मिकी 
प्रभाग, 

अस्पताल , 

दन्त चिकित्सा महाविद्यालय , नर्सिंग विद्यालय एवं 
महाविद्यालय , पारामेडिकल संस्थान आदि में पठन -पाठन का कार्य सुचारु रुप से संचालित है। 
वर्तमान में संस्थान के अधीन कुल 1500 शय्या का अस्पताल संचालित है । रिम्स 1500 शय्या वाला 
राज्य का शीर्ष चिकित्सा संस्थान है, जिसमें राज्य एवं राज्य के बाहर से भी आये हुए मरीजों का 
ईलाज किया जाता है । वर्तमान में एम ० बी ० बी ० एस ० पाठ्यक्रम में नामांकन क्षमता 150 सीट है, जिसे 
बढ़ा कर 250 सीट किये जाने के प्रस्ताव पर भारत सकार की सहमति प्राप्त हो चुकी है । कई विभागों 
में स्नात्तकोत्तर (डिग्री एवं डिप्लोमा) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति भी भारतीय चिकित्सा 
परिषद , नई दिल्ली से प्राप्त हो चुकी है । 

2. संस्थान में पठन -पाठन कार्य के अतिरिक्त मरीजों के संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, 
परन्तु प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु पदाधिकारी एवं कर्मियों की अत्यंत कमी है । ऐसे में कभी 
अस्पताल में आपातकालीन परिस्थिति यथा- हड़ताल होने की स्थिति में मरीजों की चिकित्सा सुविधाएँ 
बाधित हो जाती है और मरीजों के परिजनों एवं संस्थान के पदाधिकारियों/ कर्मियों के बीच झड़प की 
स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है । पूर्व से उपनिदेशक ( प्रशासन ) का पद राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 
सृजित है, जिस पर कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा पदस्थापन 
किया जाता है । 

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में रिम्स , राँची में प्रशासनिक नियंत्रण हेतु प्रशासनिक स्तर के पद सृजन 
का प्रस्ताव पर दिनांक-28.12.2018 को संपन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में की गई अनुशन्सा 
के आलोक में विभागीय संलेख ज्ञापांक -47(11) दिनांक -04.02.2019 में निहित प्रस्ताव पर दिनांक 
05.02.2018 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०-13 के रुप में निम्न पदों के सृजन की 
स्वीकृति प्राप्त है : 


. 


क्र ० 


वेतनमान 


पदों की सं ० 


1 


L13 123100-215900 


01 


पदनाम 
अपर निदेशक (प्रशासन ) 
अपर निदेशक (वित्त ) 
उप निदेशक (वित्त ) 


2 


L13 123100-215900 


01 


3 


L 12 78800-209200 


01 


03 


कुल 


सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-660/वि ० दिनांक -28.02.2009 द्वारा स्वीकृत 
वेतनमान/ ग्रेड पे० एवं 7 वां वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प सं०-217/ वि ० दिनांक-18.01.2017 
अंतिम रुपेण प्रभावी होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 12 सितम्बर , 2019 


3 


उक्त पदों का नियंत्री विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची 
होगा एवं उक्त विभाग के द्वारा ही उक्त पदों के विरूद्ध नियमानुसार स्थानान्तरण एवं पदस्थापन 
किया जायेगा । 

4. उक्त पदों के वेतन भत्ते एवं अन्य में कुल रु 51,92,568/- (इक्यावन लाख बानबे हजार 
पाँच सौ अड़सठ रुपये) रूपये मात्र का अनुमानित वार्षिक व्यय भार है, जिसकी निकासी गैर योजना 
बजट शीर्ष 2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य- 05- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान -105 
एलोपैथिक -06- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान सहायक अनुदान मद से किया जायेगा। 

5. यह निर्गत की तिथि से प्रवृत समझा जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डा ० नितीन कुलकर्णी, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 717 50 


